रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/ 99 


REGD. No. D. L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत 

क 

राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी.- डी.एल.- अ .- 19062020-220038 

CG- DL- E -19062020-220038 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II- खण्ड 3 उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1717] 
No. 1717 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28 , 1942 
NEW DELHI, THURSDAY , JUNE 18 , 2020 / JYAISTHA 28 , 1942 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 17 जून , 2020 


, 


का.आ. 1933 ( अ ).– केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खण्ड 3, 
उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में NH66 के कि.मी. 281.3 से कि.मी.332.2 
( राजपुर ) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 
और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3 ) के अधीन तारीख "21/12/2019 " को 
"दैनिक प्रहार" और "दैनिक गोवा टाईम्स " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 
और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे 


दी है ; 


2651GI/ 2020 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (ii) | 


, 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की 
उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में NH66 के कि.मी. 281.3 से कि.मी.332.2 ( राजपुर ) के लिए अर्जन की जाने वाली 

संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम : महाराष्ट्र 


जिले का नाम : रत्नागिरी 


क्रमिक सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति 
| संख्या 


भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


भूमि का 

क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तालुक का नाम: लांजा 


गांव का नाम: कडूगाव 


1 


1857 / B Part || निजी 


नॉन एग्रीकल्चर || 0.047 


कोकण रेल्वे महामंडळ . 
( ८५७ / ब पार्ट ) 


गांव का नाम : लांजा 


1441 ( 486 


| 2 


Part 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.039 


संगाप्पा सदाशिव भाईशेटये- 486, 
दिनेश दानालाल पटेल उर्फ मेघानी , नरेश 
दानालाल मेघानी- 484 . 
(१४४१ ( ४८६ पार्ट , ४८४ पार्ट )) 


| 484 ) Part 


3 


1546Part 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.0292 


कुणबी सेवा संघ लांजा . 
(१५४६ पार्ट ) 


माळी, 


| 4 


1547 Part 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.0328 


ज्योत्स्ना चंद्रकांत खानविलकर , मुळाराम 
मुगनाजी माळी, प्रेमा 

मुळाराम 
विजय देवजी पुरोहित , सुमन विजय 
पुरोहित , श्रीराम 

बाळकृष्ण जंगम . 
( १५४७ पार्ट ) 


15 


1550 / BPart |निजी 


एग्रीकल्चर 


0.13 


एस.टी.महामंडळ . 
( १५५० / ब पार्ट ) 


6 


1922 


निजी 


नॉन एग्रीकल्चर || 0.0235 


सरकार . 


[ भाग [[ -खण्ड 3 (ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


(1375 ) Part 


( १ ९ २२ (१३७५ ) पार्ट ) 


7 


197/1 Part 


निजी 


नॉन एग्रीकल्चर || 0.052 


हमीद अजीज 

कासू , शौकत 

कासम कासू, 
लांजा तालुका सह. कुक्कुटपालन व्यव . 
संस्था मर्या. लांजा तर्फे विदृमान अध्यक्ष 
श्री विवेक शिवाजीराव सावंत , नुरुद्दीन 
अहमद सय्यद, मोहमंद हसन वजीर 
खान , मुखतारअहमद मोहंमद हसन खान . 
(१ ९ ७/ १ पार्ट ) 
चेतन अँड कंपनी मुंबई पार्टनर 
सुवर्णमाला बाबासाहेब पवार 
1383/ अ 1 , कुणबी सेवा संघ लांजे 
1383/ अ 2 . 
(८२६ अ (१३८३/ अ १,१३८३ / अ २ ) ) 


826A( 1383 


18 


/ A 1 1383 / A ||निजी 


एग्रीकल्चर 


0.085 


, 


2 ) 


, 


19 


826 B (1383 
/B )Part 


निजी 


नॉन एग्रीकल्चर || 0.039 


करिश्मा खेमराज दांडेकर , विजया 
विश्वनाथ भुबे . 
(८२६ ब ( १३८३/ ब )पार्ट ) 


899 


10 


निजी 


एग्रीकल्चर 


10.0515 


( 1364 ) Part 


सुधाकर रामचंद्र भुर्के, अनिल तुकाराम 
भुर्के , शशिकांत केशव भुर्के, दिलीप वसंत 
भुर्के, राजेश दत्तात्रय भुर्के, प्रशांत दत्तात्रय 
भुर्के, दिशा देवेंद्र धर्माधिकारी , सुलभा 
दत्तात्रय भुर्के, बॉम्बे स्टेट ट्रान्सपोर्ट 
रत्नागिरी . 
( ८ ९९ (१३६४)पार्ट ) 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 
रत्नागिरी . 
( ९ ० ( ३५५ ९ )पार्ट ) 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 
रत्नागिरी. 
(९ १ ( ३५५ ९ )पार्ट ) 


190 


11 


निजी 


नॉन एग्रीकल्चर || 0.0175 


( 3559 ) Part 


191 


12 


निजी 


नॉन एग्रीकल्चर || 0.081 


( 3559) Part 


1987 


13 


निजी 


नॉन एग्रीकल्चर || 0.032 


जिल्हा परिषद रत्नागिरी. 
(९ ८७ ( ३५२९ ) पार्ट ) 


( 3529 ) Part 


1988 


14 


निजी 


नॉन एग्रीकल्चर || 0.037 


जिल्हा परिषद रत्नागिरी. 
( ९ ८८ ( ३५३०)पार्ट ) 


( 3530 ) Part 


गांव का नाम : पातेरेगाव 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 11 — SEC . 3 ( 11 ) 


15 


107 / B Part IGUA 


guftinere 


0.015 


अमिना कादीर चिकटे . 
( १०७ / ब पार्ट ) 


16 


353 Part 


AGA 


guftiorek 


0.135 


चंद्रकांत पांडुरंग शिंदे, प्रशांत पांडुरंग 
शिंदे, अंकिता राजेश महाडिक , सुनिता 
माणिक दास , वनिता पांडुरंग शिंदे, 
मधुकर बाळकृष्ण शिंदे, सहदेव बाळकृष्ण 
शिंदे, तुकाराम बाळकृष्ण शिंदे, दिपा 
दिलीप ठोंबरे . 
(३५३ पाट ) 


कुल 


0.8465 


[ 91. İ. RW /NH -37014 /20/2013- NHDP -IV A /3D ] 


राजेश 


गुप्ता , उप 


सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 17th June , 2020 


S.O.1933 ( E ).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section ( ii ) issued under sub 
section (1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the 
Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said 
notification for construction of Toll Plaza Maintenance , management and operation of NH66 on the stretch of land 
from Km . 281.3 to Km 332.2 ( SDO office Rajapur) in the district of RATNAGIRI in the state ofMAHARASHTRA . 
And whereas the substance of the said notification has been published in “ Dainik Prahar" and " Dainik Goa Times " 
both dated 21/12/2019 ; under sub -section ( 3 ) of section 3A of the said Act; 
And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent 
Authority ; 
And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its 
report to the Central Government; 
Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by 
the sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in 
the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 
And further , in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares 
that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances . 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH66 in the stretch of land 
from Km.281.3 to Km.332.2 (SDO office Rajapur) in the district ofRATNAGIRI in the state ofMAHARASHTRA 


State : MAHARASHTRA 


District : RATNAGIRI 


Sr. 
No. 


Survey 
Number 


Type of Land 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner /Interested 

Person 
Part Survey No : 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Taluk : Lanja 


Viilage: Kadugaon 


[ HTT II — 945 3 ( 11 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


S 


857 /B Part 


Private 


Non 
Agriculture 


0.047 


Konkan Railway Mahamandal. 
857 / B Part 


Viilage : Lanja 


2 


1441 ( 486 Part 
484 ) Part 


Private 


Agriculture 


0.039 


Sangappa Sadashiv Bhaishety- 486 , 
Dinesh Danalal Patel Alis Meghani, 
Naresh DanalalMeghani- 484. 
1441 (486 Part, 484 Part) 
Kunbi Seva Sangh Lanja . 
1546 Part 


3 


1546 Part 


Private 


Agriculture 


0.0292 


4 


1547 Part 


Private 


Agriculture 


0.0328 


Jostna Chandrakant Khanvilkar , 
Mularam MugnajiMali, Prama 
Mularam Mali, Vijay Devji Purohit, 
Suman Vijay Purohit , Shrirman 
Balkrushna Jangam . 
1547 Part 


5 


1550 / B Part 


Private 


Agriculture 


0.13 


S.T.Mahamandal. 
1550 / B Part 


6 


1922 
( 1375 )Part 


Private 


Non 
Agriculture 


0.0235 


Government. 
1922 (1375 )Part 


7 


197 / 1 Part 


Private 


Non 
Agriculture 


0.052 


Hamid Ajij Kasu , Shoukat Kasam 
Kasu , Lanja Taluka Shkari. 
Kukkutpalan Vayustapan Sansta 
Maryadit Lanja Tarfe Vidhyman 
Adhkshy Shri. Vivek Shivajirao 
Sawant. Nooruddin Ahamad Sayyad , 
Mohamand Hasan Vajir Khan , 
Mukhattar Ahamad Mohanmad Hasan 
Khan . 
197 / 1Part 


8 


826 A ( 1383 / A 
1 1383 /A2 ) 


Private 


Agriculture 


0.085 


Chetan And Company Mumbai Partner 
Suvarnmala Babasaheb Pawar 
1383 /A1, Kunbi Seva Sangh Lanja 
1383 / A2 . 
826A (1383/A1,1383 /A2) 


9 


826 B ( 1383 
/B )Part 


Private 


Non 
Agriculture 


0.039 


Karishma Khemraj Dandekar, Vijaya 
Vishvanath Bhube. 
826 B ( 1383 /B ) Part 


10 


899 (1364)Part Private 


Agriculture 


0.0515 


Sudakar Ramchandra Bhurke , Anil 
Tukaram Bhurke, Shashikant Keshav 
Bhurke, Dilip Vasant Bhurke, Rajesh 
Dattatray Bhurke, Prashant Dattatray 
Bhurke, Disha Devendra 
Dharmadhikari, Sulbha Dattatray 
Bhurke, Bombay Stat Transport 
Ratnagiri. 
899 ( 1364) Part 
Mukhy Karyakari Adikari Jilha 
Parishad Ratnagiri. 
90 (3559)Part 
Mukhy Karyakari Adikari Jilha 
Parishad Ratnagiri, 
91 ( 3559) Part 


11 


90 ( 3559 )Part 


Private 


Non 
Agriculture 


0.0175 


12 


91 ( 3559)Part 


Private 


Non 
Agriculture 


0.081 


13 


987 ( 3529)Part Private 


Non 
Agriculture 


0.032 


Jilha Parishad Ratnagiri. 
987 ( 3529)Part 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 11 — SEC . 3 ( 11 ) 


14 


988 ( 3530 ) Part Private 


Non 
Agriculture 


0.037 


Jilha Parishad Ratnagiri. 
988 ( 3530 )Part 


Viilage : Pateregaon 


15 


107 / B Part 


Private 


Agriculture 


0.015 


Amina Kadir Chikte . 
107 /B Part 


16 


1353 Part 


Private 


Agriculture 


0.135 


Chandrakant Pandurang Shinde , 
Prashant Pandurang Shinde , Ankita 
Rajesh Mahadik , Sunita Manik Das, 
Vanita Pandurang Shinde ,Madhukar 
Balkrishna Shinde , Sahadev Balkrishna 
Shinde, Tukaram Balkrishna Shinde , 
Dipa Dilip Thombre . 
353 Part 


TOTAL 


0.8465 


[F. No. RW /NH -37014 /20 /2013 - NHDP -IV A /3D ] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . ALOK KUMAR Digitally signed byALOK KUMAR 


